रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D. L - 33004/ 99 . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजापत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 . 
PARTI - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 27 , 2011 / ज्येष्ठ 6 , 1933 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27 , 2011/ JYAISTHA 6, 1933 


सं . 112] 


No . 112 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

_ ( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 27 मई, 2011 

सं. 50 ( आर ई - 2010 )/ 2009 - 2014 
विषय : आई टी सी एचएस कोड 57019090 और ड्राबैक । 

कोड 570102 के तहत रेशमी कालीनों को बोनस । 

लाभ । 

फा . सं. 01 / 91 / 180 / 939 / ए एम 11 /पीसी - 3. 
विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार , एतद्द्वारा , 
सार्वजनिक सूचना सं. 2 ( आर ई-2010 )/ 2009 - 2014, दिनांक 
23 अगस्त, 2010 में संशोधन करते हैं । 
.. 2. दिनांक 1 -4 -2010 से किए गए निर्यात के लिए कुछ क्षेत्रों 
को बोनस लाभ प्रदान करने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम के तहत उत्पाद 
श्रेणी में तालिका 7 को सार्वजनिक सूचना सं. 2, दिनांक 23 अगस्त , 
2010 द्वारा जोड़ा गया था । इस तालिका की क्रम सं. 156 द्वारा , आई 
टी सी एचएस कोड 57023920, 57024920, 57025032 , 57029920 

और 57050011 के तहत निर्यातित रेशमी कालीनों का बोनस लाभ 
निर्धारित किया गया है । रेशमी कालीनों को बोनस लाभ प्रदान करने के 
सरकार के इरादे के अनुसरण में 1- 4 - 2010 से किए गए निर्यातों को 
बोनस लाभ प्रदान करने के लिए ड्राबैक कोड 570102 वाले आई टी 
सी एचएस कोड 57019090 को इस सूची में जोड़ा हुआ मान लिया । 
गया है । 


3. आई टी सी एचएस कोड 57019090 को बोनस लाभ तभी 
दिया जाएगा यदि पोत लदान बिल में संगत ड्राबैक कोड 570102 का 
भी उल्लेख किया गया हो । यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि 
बोनस लाभ सिर्फ रेशमी कालीनों के लिए ही लिया गया है । 
इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : 

रेशमी कालीनों को उपलब्ध फोकस उत्पाद स्कीम के तहत 
बोनस लाभ में आई टी सी एचएस कोड 57019090 के तहत निर्यातित 
वे रेशमी कालीन भी शामिल होंगे जिनके पोत लदान बिल पर ड्राबैक 
कोड 570102 विधिवत पृष्ठांकित होगा । यह 1- 4- 2010 से लागू 
होगा । 

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 27th May , 2011 


No. 50 ( RE- 2010 / 2009 - 2014 


Subject : Bonus benefit to silk carpets under ITC HS 

_ code 57019090and drawbackcode570102 . 


E. No. 01/91/180/ 939 / AM 11/ PC - 3. - Inexerciseof 
the powers confered under Paragraph 2.4 of the Foreign 
Trade Policy , 2009 - 2014 , the Director Generalof Foreign 


1964 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 1 — Sec . 1] 


3 . Bonus benefit for ITC HS code 57019090 will be 
granted only if the Shipping bill also mentions the 
corresponding drawback code 570102 . This is to ensure 
that bonus benefit is availed only for silk carpets . 


Effect of this Public Notic : : 


Trade hereby makes an amendment in Public Notice 
No .2 (RE -2010 )/2009- 2014 dated 23rd August, 2010 . 

2. Public Notice No : 2, dated 23rd August, 2010 had 
added Table 7 in the Product Category under the Focus 
Product Scheme for 

g r u s henefit to certain sectors 
for export made within : * ;. ; 4-2010 . Sr.No. 156 of this 
Table stipulated bonuslicistuslik carpets exported under 
ITCHS codes 57023920 , 37024920, 57025032 , 57029920 and 
57050011. In pursuance of the intention of the Governmentto 
grant bonus benefit to silk carpets, ITC HS code 57019090 
having drawback code 570102 is deemed to have been added 
to this list for grant of bonus benefits for exports made with 
effect from 1 -4 - 2010 . 


Bonus bencrit univ i les Product Scheme 
available to silk carpets wouid also include such silk 
carpets exported under ITC HS code 57019090 with 
drawback code 570102 duly endorsed on the respective 
shipping bills . This will bewith effect from 1-4 -2010 . 


ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuci, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 


